. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


18 फाल्गुन , 1939 ( श० ) 
9 मार्च, 2018 ( ई० ) 


संख्या - 222 राँची, शुक्रवार , 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
2 जनवरी, 2018 


संख्या- 11 / ले०से आ०-01-03/2013 का . 73-- भारत के संविधान के अनुच्छेद 
320 ( 3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल , 
झारखण्ड लोक सेवा आयोग (कार्य- सीमन ) विनियम , 2000 के नियम 7 ( ग) 
में संशोधन करते हुए 7 (ग) (ii) के रूप में नई कंडिका निम्न प्रकार प्रतिस्थापित 
करते हैं : 

" राज्य के विभिन्न विभागों के राजपत्रित पदों जिनपर नियुक्ति/ प्रोन्नति 
की अनुशंसा का दायित्व उस विभाग अन्तर्गत संबंधित सेवा/ संवर्ग के लिए गठित 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 9 मार्च, 2018 
नियुक्ति/ प्रोन्नति सेवा शर्त नियमावली द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग को दिया 
गया है, वैसे राजपत्रित पदों पर नियुक्ति /प्रोन्नति की अनुशंसा का कार्य झारखण्ड लोक 
सेवा आयोग द्वारा किया जाएगा । " 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


निधि खरे , 
सरकार के प्रधान सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 222 -- 50 


